निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 फाल्गुन 1935 ( श0 ) 
पटना, बुधवार, 5 मार्च 2014 


( सं० पटना 246 ) 


सं0 3ए - 2- वे0पु0 -2 / 2014 - 2140 -वि0 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


प्रभात शंकर, 


अपर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक0) , 
वीरचंद पटेल पथ , पटना । 

पटना, दिनांक 05 मार्च 2014 
विषयः- वित्त विभागीय पत्रांक सं0 1945, दिनांक 26 / 02 / 2014 की कंडिका 4 में संशोधन के 

संबंध में । 


महाशय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्रांक 1945 , 
दिनांक 26 / 02 / 2014 की कंडिका 4 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है: 

वित्त विभागीय संकल्प सं0 6680 , दिनांक 19 /04/ 2007 को निरस्त करते हुए संकल्प 
सं0 712 , दिनांक 25 / 01/ 2008 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वैसे कर्मचारी जिनका वेतन 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 मार्च 2014 
पुनरीक्षण रू0 2610 - 3540 अथवा रू0 2650 - 4000 के वेतनमान में किया गया है उसे प्रथम 
सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन माना जाएगा तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन 24 वर्षों के बाद रू0 2750 -4000 
के वेतनमान में अनुमान्य होगा । । 

2 . उपर्युक्त में वेतनमान रु0 2750 - 4000 लिपिकीय भूल के कारण अंकित हो गया है, के 


स्थान पर रु0 2750 - 4400 पढ़ा जाय । 


विश्वासभाजन, 


प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 246 -571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


